सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 पौष , 1939 ( श०) 
संख्या - 30 राँची, मंगलवार , 

9 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 


संकल्प 
13 जून , 2017 


विषय :- झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम), 2017 की 
स्वीकृति । 


संख्या - म० स०/ ICPS - 490 / 2016 - 1791 -- राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 
30 मई , 2017 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-14 में लिए गए निर्णय के आलोक में 
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का 2) की 
धारा- 110 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड किशोर 
न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2017 का गठन किया जाता है, जिसकी 
अधिसूचना की प्रति इसके साथ संलग्न की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 जनवरी , 2018 


2. पूर्व में विभागीय संकल्प सं०- 770 दिनांक 25 मई, 2009 के द्वारा 
अंगीकृत केन्द्र सरकार के किशोर न्याय नियम-2007 को विलोपित किया जाता है | 

3. यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना/ संकल्प प्रकाशित होने 
की तिथि से झारखण्ड राज्य में प्रभावी/ लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनुलग्नकः- यथोक्त । 


मुखमीत सिंह भाटिया, 

प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 30 -- 200 


